निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 24 मार्च 2015 


( सं० पटना 387 ) 


सं0 ग्रा0वि0 -6(SGSY/ NRLM)-44/2014 - 224884 

ग्रामीण विकास विभाग 


संकल्प 

23 मार्च 2015 
विषय: - ग्लोबल इनवायरनमेंट फैसिलिटिज के अनुदान के तहत जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में 

इसकी ग्रहणशीलन क्षमता वृद्धि एवं तदनुसार कृषि आधारित स्थायी आजीविका परियोजना 
को राज्य के दो जिलों गया तथा मधुबनी में लागू करने एवं तदनुसार एन. आर. एल . एम . 
योजना के अधीन केन्द्रांश हेतु रू0 2453. 20 लाख रूपये (04 मिलियन अमेरिकन डॉलर के 
समतुल्य ) तथा राज्यांश हेतु रू0 665.43 लाख रूपये (10 ,85 , 000 डालर के समतुल्य ) के 
व्यय की स्वीकृति । 

जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप कृषि एवं कृषि आधारित आजीविका पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के 
प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा परिवर्तित परिस्थितियों के प्रति ग्रहणशीलन क्षमता में वृद्धि हेतु प्रशिक्षण 
के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल इनवायरनमेंट फैसिलिटीज ( GEF) के तहत स्पेशल क्लाइमेट 
चेंज फंड के द्वारा अनुदान आधारित परियोजना भारत में शुरू की गई है। भारत में यह परियोजना 
राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन ( NRLM) परियोजना के तहत दो राज्यों के दो - दो जिलों के 
लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है । 

_ 2. बिहार राज्य के दो जिलों गया तथा मधुबनी में इस परियोजना को क्रियान्वित किया 
जायेगा जिसके प्रथम चरण में इन दोनों जिलों के 50 ग्रामों तथा द्वितीय चरण में अतिरिक्त 50 
ग्रामों अर्थात कुल 100 ग्रामों में लागू किया जायेगा । परियोजना के कार्यान्वयन में $ 5.085 
मिलियन अमेरिकन डालर के समतुल्य रू0 3118. 63 लाख (एक्तीस करोड़ अठारह लाख तिरसठ 
हजार) का व्यय सन्निहित है । जिसमें से $ 4.00 मिलियन रू0 2453. 20 लाख ( चौबीस करोड़ 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 मार्च 2015 
तिरपन लाख बीस हजार ) के समतुल्य राशि GEF से अनुदान एवं $ 1. 085 मिलियन रू0 665. 43 
लाख ( छ: सौ पैसठ लाख तेतालिस हजार ) के समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने का 
प्रावधान है । परियोजना की कार्यावधि चार वर्षों के लिए है । भारत सरकार के पत्रांक - L 
11049/07/ 2014/LH/ part दिनांक - 19. 08.14 द्वारा इसके लिए जिलों के चयन तथा आवश्यक बजट 
प्रावधान करने का अनुरोध किया गया है | 

3. बिहार सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त इस परियोजना को ग्रामीण विकास विभाग की 
अनुषंगी संस्था जीविका के माध्यम से राज्य के दो जिलों गया एवं मधुबनी में चलाए जाने का 
निर्णय लिया गया है । साथ ही व्यय के वहन हेतु NRLM योजना के लिए विभागीय माँग संख्या 
42 के अंतर्गत निर्धारित बजट शीर्ष के दो उपशीर्षों यथा केन्द्रांश हेतु - ‘मुख्य शीर्ष - 2501 -ग्राम 
विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 06 स्वरोजगार कार्यक्रम, लघु शीर्ष- 101 
स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, उप शीर्ष- 0202, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( NRLP ) 
विपत्र कोड - पी 2501061010202 विषय शीर्ष 3106 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे तथा 
राज्यांश हेतु - ‘मुख्य शीर्ष- 2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष- 06 
स्वरोजगार कार्यक्रम- लघु शीर्ष- 101 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, लघु शीर्ष- 0302 
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( NRLP)-विपत्र कोड - पी 2501061010302 विषय शीर्ष- 3106 
सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे को कर्णाकित किया गया है तथा समतुल्य राशि के व्यय की 
स्वीकृति दी गई है । 

4. भारत सरकार से विस्तृत दिशानिर्देश प्राप्त होने के उपरान्त परियोजना की कार्ययोजना 
प्रस्तुत की जाएगी । 

5. इसमें राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेश: आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण 
अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रदीप कुमार , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 387 - 571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


